निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 246 ) 


28 फाल्गुन 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 19 मार्च 2013 


पत्रांक 1 / मु०स्था०रा०भू0 (विविध ) - 15 - 05 / 2012 - 1408 (1) / रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


सेवा में , 

महालेखाकार , 

बिहार, पटना । 
द्वारा: वित्त विभाग । 

दिनांक 15 अक्तूबर 2012 
विषय : बिहार भूमि न्यायाधिकरण के लिए सेवी वर्ग के पदों यथा अवर सचिव (वि0 स0 से० ) ( पी० 

बी0 3 + ग्रेड पे 6600 ) के 1 पद , आप्त सचिव (बि0 स0 आ0 लि0 से0 - पी0 बी0 2 + ग्रेड पे 
4800 ) के 3 पद, आशुलिपिक ( बि० स० आ0 लि0 से0 पी0 बी0 1 + ग्रेड पे 2400 ) के 6 
पद, निम्न वर्गीय लिपिक ( बि0 स0 लि0 से० - पी0 बी0 1 + ग्रेड पे 1900 ) के 3 पद एवं 
कार्यालय परिचारी (8000 / - नियत मानदेय प्रतिमाह ) के 5 पद कुल 18 पद सृजित करने 

के संबंध में । 
आदेश: 

स्वीकृत । 

इसका व्यय भार समूह शीर्ष गैर योजना के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष - 2014 -न्याय प्रशासन, उप मुख्य 
शीर्ष - 00 लघुशीर्ष - 106 - लघु वाद न्यायालय, उपशीर्ष - 0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण मांग सं0 - 40 विपत्र कोड 
सं0 - N - 2014001060003 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

3. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं 
व्ययन पदाधिकारी बिहार भूमि न्यायाधिकरण , पटना के लिए घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । 

सृजित किये जानेवाले सेवी वर्ग के पदों की व्यय विवरणी अनुसूची - 1 संलग्न है । 
5 . 

सृजित किये जानेवाले सेवी वर्ग के पदों के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति 
प्राप्त है । 
कार्यालय परिचारी के पद पूर्णतः संविदा के आधार पर ही नियुक्ति हेतु सृजित माने जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन, 
प्रधान सचिव । 


2 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 मार्च 2013 

अनुसूची - II 
बिहार भूमि न्यायाधिकरण के लिए पद सृजन के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय विवरण 


क्र० 


। 


नाम 


नाम 


पदों की संख्या 


वेतनमान (पे -बैंड) 


औसत वेतन 


ग्रेड पे 


2 
अवर सचिव 


15600 - 39100 


6600 . 00 


| आप्त सचिव 


27350.00 
22050 . 00 


9300 -34800 


4800 . 00 


5200 - 20200 


12700 . 00 


2400 . 00 


आशुलिपिक 
निम्नवर्गीय 
लिपिक 
कार्यालय परिचारी 
( संविदा के आधार 


12700. 00 


1900 . 00 


5200 -20200 

8000 
(नियत मानदेय प्रति 

माह ) 


पर) 


योग: 


| 


18 


औसत 
वेतन + 
ग्रेड पे 


जीवन यापन । आवास किराया 
भत्ता ( 65 % ) भत्ता (20 % ) 


चिकित्सा भत्ता 


एक माह का 
अनुमानित व्यय 
( 7 + 8 + 9 + 10 ) 


अभ्युक्ति वार्षिक 

व्यय स्तम्भ 
( 11X12X3 ) 


7 


8 


10 


11 


12 


33950 . 00 


22068 


6790 . 00 


200. 00 


63008 


756096. 00 


26850. 00 


17453 


200. 00 


49873 


1795428. 00 


5370. 00 
3020. 00 


15100. 00 


9815 


200. 00 


28135 


2025720 . 00 


14600. 00 


9490 


2920 . 00 


200. 00 


27210 
8000 (नियत ) 


979560 . 00 
480000 .00 


6036804. 00 
( साठ लाख छत्तीस हजार आठ सौ चार रुपये मात्र ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 246-571 + 250 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


